निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 वैशाख 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 398) पटना , मंगलवार , 16 मई 2017 


सं0 08 / अभि० - 03 -12 / 2014, सा०प्र० - 15483 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


17 नवम्बर 2016 
निगरानी थाना कांड सं० - 101 / 2006, दिनांक 30. 12 .2006 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री नंद किशोर वर्मा, 
बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 414 / 11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, भगवानपुर (बेगूसराय) के विरूद्ध आय से अधिक सम्पति 
अर्जित करने के आरोपों पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 9335, दिनांक 09.07.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की 
गयी । विधि विभाग के आदेश संख्या - 1615, दिनांक 03.04. 2007 द्वारा उक्त काण्ड में श्री वर्मा के विरूद्ध अभियोजन 
स्वीकृति दी गयी । 

श्री वर्मा के दिनांक 31.01. 2016 को वायंक्य सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश 
ज्ञापांक - 2042, दिनांक 10.02. 2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43 (बी०) के 
तहत सम्परिवर्तित किया गया । 

विभागीय कार्यवाही के प्रक्रियाधीन रहने के दौरान श्रीमती रीना वर्मा का अभ्यावेदन (दिनांक 23.09.2016 ) प्राप्त 
हुआ जिसमें उन्होंने गम्भीर रोगों से ग्रसित अपने पति ( श्री नन्द किशोर वर्मा, बि०प्र०से०) की इलाज के दौरान रूबन 
मेमोरियल हॉस्पीटल , पाटलिपुत्रा, पटना में दिनांक 20 .09.2016 को मृत्यु हो जाने की सूचना दी है । इस क्रम में 
आवेदिका ने साक्ष्य स्वरूप संबंधित हॉस्पीटल द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अपने पति के 
बकाया सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने का अनुरोध किया है । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 16 मई 2017 
उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत स्व० वर्मा के संबंध में निम्नलिखित निर्णय संसूचित 
किया जाता है : 

(1) विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 9335, दिनांक 09. 07. 2014 एवं ज्ञापांक - 2042, दिनांक 10.02.2016 द्वारा 
संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राम बिशुन राय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 398 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic .in 


